२० 


८ 


PARY 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 25, 1976 (JYST . 4, 1898 SAKA) 


797 


क्रमांक 749-ज (I).76/ 15437:--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री घीसा राम , पुत्र श्री धन राम , गांव पुनसीका, तहसील रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़ को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 812-ज ( II).76/15443.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार 
सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 


राशि 


का नाम 


दी गई 


1 


2 


3 


4 


1. 


6 


7. 


! 


रोहतक 


माछरोली 


रवी, 1973 में 


150 


श्री सुखी राम , पुत्र 

श्री जुग लाल 
श्रीमती मेवा देवी, विधवा 
श्री ठाकर सिंह 


2 


कोसली 


31 


रबी, 1975 में 


150 


3 


زر 


रयो , 1973 र. 


150 


श्रो श्योकरण सिंह , पुत्र 

श्री मुख राम 


भिन्डावास 


रबी , 1973 से 


150 


5 


झज्जर 


रबी , 1973 से 


150 


6 


बेरी 


श्री सन सिंह , पुत्र 

श्री खुवी 
श्रीमती भरसाई, विधवा 

श्री राम रूप 
श्रीमती किस्तूरी देवी, विधवा 
श्री राम किशन शर्मा 
श्री मोहर सिंह, पुत्र 
श्री बक्सी 
श्रीमती मनोहरी देवी, विधवा 
श्री हरद्वारी लाल 


रबी , 1973 से 


150 


7 


बव्वा 


रवी , 1973 से 


150 


00 


बल्लब 


रोहतक 


रवी , 1973 से 


150 


, 


71973 


क्रमांक 853-ज (II ) -76/154 52.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री ज्ञानी राम , पुत्र श्री दई राम, गांव गिरावड़ , तहसील व जिला रोहतक , को रबी , 

से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 83 8-ज ( I )-76/15472.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है मौर उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( ए ) तथा ( 3 ) ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बनारसी लाल मलहोत्रा, पुत्र श्री हवेली राम मलहोत्रा, 416-पार , 
माडल टाऊन , यमुनानगर, तहसील जगाधरी , जिला अम्बाला को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा 
खरोफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


